निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 

... कार्तिक 1936 Croo 


19 कार्तिक 1936 ( श ) 
पटना, सोमवार , 10 नवम्बर 2014 


( सं० पटना 907 ) 


सं0 3- ए - 1-मुक0 - 111/ 2014 - 10178-वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


प्रभात शंकर , 

विशेष सचिव , वित्त विभाग । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( लेखा एवं हक0 ) बिहार , 
महालेखाकार कार्यालय , 
वीरचंद पटेल पथ , पटना । 

पटना, दिनांक 10 नवम्बर 2014 
विषयः- यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक , स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 01 / 01/ 1996 के प्रभाव से स्वीकृत 

वेतनमान रू0 4000 - 6000 को संशोधित करने के सम्बन्ध में । 
महाशय , 

निदेशानुसार , उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के अधीन यक्ष्मा स्वास्थ्य 
परिदर्शक पद के लिए फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर संकल्प सं0 - 660 दिनांक 08 / 02 / 1999 के द्वारा 
दिनांक 01 / 01/ 1996 के प्रभाव से रू0 4000 - 6000 के वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई थी । 

2 . यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक संघ द्वारा अपनी नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता , प्रशिक्षण एवं 
कर्त्तव्य -दायित्व के साथ कमतर योग्यता वाले पदों प्रयोगशाला प्रावैधिज्ञ , एक्स - रे- प्रावैधिज्ञ तथा महिला 
स्वास्थ्य परिदर्शक को स्वीकृत उच्चतर वेतनमान ( रू0 4500 - 7000 ) के आधार पर यक्ष्मा स्वास्थ्य 
परिदर्शक के लिए रू0 4500 - 7000 की स्वीकृति हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना में 
सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 - 15856 / 2004 दायर किया गया । 

3 . उक्त याचिका के संदर्भ में दिनांक 22 / 08 / 2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 
प्रायोगशाला प्रावैधिज्ञ , एक्स -रे -प्रावैधिज्ञ के समान वेतनमान , यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक के लिए स्वीकृत करने 
का निदेश दिया गया । प्रयोगशाला प्रावैधिज्ञ , एक्स -रे - प्रावैधिज्ञ के लिए दिनांक 01/ 01 / 1996 के प्रभाव 


। 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 नवम्बर 2014 
से रू0 4500 - 7000 का वेतनमान स्वीकृत था जबकि यक्ष्मा परिदर्शक के लिए रू0 4000 - 6000 का 
वेतनमान स्वीकृत किया गया था । । 

4 . उक्त निदेश के अनुपालन के क्रम में दिनांक 01/ 01/ 1996 के प्रभाव से यक्ष्मा स्वास्थ्य 
परिदर्शक के लिए स्वीकृत वेतनमान रू0 4000 - 6000 को 4500 - 7000 में संशोधित करने का विषय 
सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

5 . सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यक्ष्मा स्वास्थ्य परिदर्शक के लिए दिनांक 
01/ 01 / 1996 से स्वीकृत वेतनमान रू0 4000 -6000 को संशोधित करते हुए रू0 4500 - 7000 की 
स्वीकृति प्रदान किया जाता है । चूँकि वर्तमान में दिनांक 01/ 01 / 2006 से वेतनमान पुनरीक्षण किया 
जा चुका है अतएव दिनांक 01 / 01 / 2006 के प्रभाव से अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 4500 - 7000 का 
प्रतिस्थानी पे बैन्ड - 1 ( 5200 - 20200 ) एवं ग्रेड पे 2800 / - की संशोधित स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

6 . उपर्युक्त स्वीकृति के पश्चात अंतर राशि का भुगतान 01/ 01/ 1996 से वैचारिक तथा 
01/ 04/ 97 से वास्तविक रूप से एवं 01/01/ 2006 से पुनरीक्षित अंतर राशि का भुगतान दिनांक 
01 / 01 / 2006 से वैचारिक रूप से तथा 01/ 04 / 2007 से वास्तविक रूप से किया जाएगा । 

विश्वासभाजन, 

प्रभात शंकर, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 907 -571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


